रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004 /99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


भारत का राजपत्र 


सत्यमेव जयते 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 - Sub-section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
नई दिल्ली , शनिवार , मई 22 , 2010 / ज्येष्ठ 1, 1932 
NEW DELHI, SATURDAY , MAY 22 , 2010 / JYAISTHA 1 , 1932 


सं . 286] 
No. 2861 


पोत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन स्कंध ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 22 मई, 2010 
सा . का .नि . 444 ( अ). - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 (1963 का 38 ) की धारा 132 की उप - धारा ( 1 ) के साथ पठित धारा 124 की 
उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए केन्द्र सरकार मुम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाये गये तथा इस अधिसूचना 
के अनुलग्नक में प्रस्तुत " मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वेतन एवं भत्ता , अवकाश एवं निवृत्ति वेतन ( संशोधन ) नियम , 2010 सारसंग्रह " को एतद्द्वारा 
अनुमोदित करती है । 

2. कथित संशोधन विनियम दिनांक 30 सितम्बर , 2007 से लागू माने जाएंगे । 


अनुसूची 
मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वेतन एवं भत्ता , अवकाश एवं निवृत्ति वेतन 

( संशोधन ) नियम , 2010 
महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुम्बई पोर्ट के न्यासी मंडल 
मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वेतन एवं भत्ता , अवकाश और निवृत्ति वेतन नियम सारसंग्रह में आगे संशोधन करने के लिये निम्नलिखित विनियम बनाता 
है , यथा : 

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ . 
( i ) ये विनियम " मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वेतन एवं भत्ता , अवकाश एवं निवृत्ति वेतन सारसंग्रह ( संशोधन ) नियम , 2010 " 

कहलाये जायें । 
( ii ) कथित विनियम 30 सितंबर , 2007 से लागू होंगे । 
2. मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी वेतन एवं भत्ते , अवकाश एवं निवृत्ति वेतन नियमों में , 

( क ) अनुच्छेद 44 के खंड ( ए ) में , खंड के अंत में और उसके परन्तुक में शब्द अट्ठावन के स्थान पर साठ लिखा जाए । 
( ख ) अनुच्छेद 44 के खंड ( बी ) में खंड के अंत में अंक 58 के स्थान पर अंक 60 लिखा जाए । 

[ फा . सं. पी आर- 12016/ 2/ 2010- पीई - I ] 

राकेश श्रीवास्तव , संयुक्त सचिव 
व्याख्यात्मक टिप्पणी : दिनांक 28 - 9 - 2007 के पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र सं . पीआर - 12016/1 / 2006 - पीई - I अनुसार संशोधन विनियम 

को पूर्वव्यापी दिनांक 30 सितम्बर , 2007 से लागू किया गया है , इस प्रकार के पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने से किसी भी कर्मचारी 

पर प्रतिकूल असर नहीं होगा, इसकी पुष्टि की जाती है । 
1973 GI/2010 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i) ] 


टिप्पणी : वेतन एवं भत्ते , अवकाश और निवृत्ति वेतन नियम सारसंग्रह के रूप में मुख्य विनियम , बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट अधिनियम , 1879 के अंतर्गत 

बनाए गए महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 , दिनांक 1 - 2 - 1975 से लागू होने के बाद भी ये विनियम जारी रखे गए हैं , तत्पश्चात् 

समय - समय पर इनमें संशोधन किए गए । 
( i) मंत्रालय के दिनांक 8 - 1 -1976 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 1) / 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार . 

के दिनांक 15 - 1 - 1976 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( ii ) मंत्रालय के दिनांक 31 - 7- 1976 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 20 )/ 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 12 - 8 - 1976 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
(iii ) मंत्रालय के दिनांक 13 - 2 - 1977 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 86 ) / 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 17-3 - 1977 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( iv ) मंत्रालय के दिनांक 7- 9- 1976 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 59 )/ 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 16 - 9 - 1976 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( v ) मंत्रालय के दिनांक 3 - 2 - 1977 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 8 ) / 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 24 - 2 -1977 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( vi ) मंत्रालय के दिनांक 7 -1 - 1977 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 68 )/ 76 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 27 - 1 - 1977 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( vii ) मंत्रालय के दिनांक 2- 5 -1978 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 84 )/77 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और महाराष्ट्र सरकार 

के दिनांक 13 - 7 - 1978 के राजपत्र में प्रकाशित की गई । 
( viii ) मंत्रालय के दिनांक 21 - 1 - 1978 के पत्र क्रमांक पीईबी ( 74 ) /77 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और भारत सरकार 

के दिनांक 11 - 2 - 1978 के राजपत्र में पृष्ठ 360 [ भाग 01 - एससी 3 (i ) ] पर प्रकाशित की गई । 
( ix ) मंत्रालय के दिनांक 29 - 5 - 1998 के पत्र क्रमांक पीआर- 12016/ 16/98 - पीई- 0 के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई और 

भारत सरकार के दिनांक 29 - 5 - 1998 के राजपत्र की अधिसूचना सं. सा . का . नि . 283 ( अ ) में प्रकाशित की गई । 
( x ) मंत्रालय के दिनांक 11 - 2 - 2000 और दिनांक 22 - 3 - 2000 के पत्र क्रमांक पीआर - 12016/ 2/2000 - पीई - 1 के अंतर्गत सरकार की 

मंजूरी सूचित की गई । 
( xi ) मंत्रालय के दिनांक 28 - 9 -2007 के पत्र क्रमांक पीआर -12016/1/2006 - पीई- के अंतर्गत सरकार की मंजूरी सूचित की गई । 
( xii ) मंत्रालय के दिनांक 23 -12- 2009 के पत्र क्रमांक पीआर -12016/1/2009 - पीई- ] सं . सा . का . नि. 921 ( अ ) के अंतर्गत दिनांक 

___ 18 - 2 - 2010 को सरकार की मंजूरी सूचित की गई । 


MINISTRY OF SHIPPING 

(PORTS WING ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 22nd May , 2010 
G . S . R . 444 ( E ). — In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of Section 124 , read with sub -section 
( 1 ) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the CentralGovernment hereby approves the Mumbai 
Port Trust Employees Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension (Amendment ) Rules , 2010 made by the Board of 
Trustees for the Port ofMumbai and set out in the Schedule annexed to this Notification . 
2 . The said Amendment Regulations shall be deemed to have come into force on the 30th September , 2007 . 

SCHEDULE 
Mumbai Port Trust Employees Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension (Amendment) Rules, 2010 . 

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of 
Trustees of the Mumbai Port Trust hereby makes the following regulations further to amend the Mumbai Port Trust 
Employees Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules, namely : 

1 . Short title and commencement : 

(1) These regulationsmay be called the ‘Mumbai Port Trust Employees Digest of Pay and Allowances, Leave 
___ _ and Pension ( Amendment ) Rules , 2010 . 
(ii ) The said regulations shall come into force on 30th September , 2007. 


[ PM II - que 3 ( 1 ) 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 . In the Mumbai Port Trust Employees Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules , 
(a ) in Clause ( a ) of Article 44 , the words “ Fifty eight at the end of the clause and the proviso thereto be 

substituted by the words sixty ; 
( b) in Clause ( b ) of Article 44 at the end of the clause , the figure 38 be substituted by the figure 60 . 

[F.No.PR- 12016/2/2010- PE -I] 

RAKESH SRIVASTAVA , Jt. Secy. 
Explanatory Note : -- The amendment regulation has been given retrospective effect from 30th September , 2007, in terms of 

Ministry of Shipping s letter No. PR - 12016 / 1/2006 - PE -I, dated 28 -9 -2007. It is confirmed that nobody 

would be adversely affected by such retrospection . 
Footnote : - The principal regulations in the form of Digest of Pay and Allowances, Leave and Pension Rules were framed 

under the provisions of Bombay Port Trust Act, 1.879 . The Rules were continued even after the extension of 
the Major Port Trusts Act, 1963 from 1- 2 - 1975 . Subsequently amendments to the same were made from time to 

time. 
(i) Government sanction conveyed under Ministry s letter No. PEB ( 1)/76 , dated 8 - 1- 1976 and published in 

Maharashtra Government Gazette dated 15 - 1 - 1976 . 
(i ) Government sanction conveyed under Ministry s letter No. PEB (20 )/ 76 , dated 31 - 7 - 1976 and published in 

Maharashtra GovernmentGazette dated 12- 8 - 1976 . 
( iii) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PEB (86 )/76 , dated 13- 2 - 1977 and published in 

Maharashtra GovernmentGazette dated 17 -3- 1977. 
( iv ) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PEB (59 ) / 76 , dated 7- 9 -1976 and published in 

Maharashtra GovernmentGazette dated 16 - 9- 1976 . 
(v ) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PEB (8 )/76 , dated 3 -2 - 1977 and published in 

Maharashtra Government Gazette dated 24 -2- 1977 . 
( vi) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PEB (68 )/ 76 , dated 7 - 1- 1977 and published in 

Maharashtra GovernmentGazette dated 27- 1 - 1977 . 
( vii) Government sanction conveyed under Ministry s letter No. PEB (84 )/77 , dated 2 -5 -1978 and published in 

Maharashtra Government Gazette dated 13 -7 - 1978 . 
(viii) Government sanction conveyed under Ministry s letter No. PEB (74 )/ 77 , dated 21- 1 - 1978 and published in 

Gazette of India at page 360 [Part II-Sec . 3 (1) ], dated 11 - 2- 1978 . 
(ix ) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PR 12016 / 16 / 98 -PE -I, dated 29 -5- 1998 and published 

in Gazette of India No. G . S . R . 283 ( E ) , dated 29 -5 - 1998 . 
(x ) Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PR - 12016 /2 /2000 - PE -1, dated 11 -2- 2000 and 

22 -3 -2000 . 
( xi) Government sanction conveyed under Ministry s letter No. PR - 12016 / 1/ 2006 - PE -I, dated 28 -9 -2007 . 
(xii) No. G . S. R . 921 (E ), dated 23 - 12 -2009Government sanction conveyed under Ministry s letter No . PR - 12016 / 1/ 

2009- PE -I, dated 18 -2 -2010 . 


Printed by the Manager, Government of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


